सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 जेष्ठ , 1941 ( श ० ) 

3 जून , 2019 (ई ० ) 


संख्या- 434 राँची, सोमवार, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
31 मई, 2019 


संख्या -5/ आरोप- 1-41/ 2017-2457 ( HRMS ) - भ्र ० नि ० थाना , हजारीबाग कांड सं०-20/17 के 
प्राथमिकी अभियुक्त मो ० अफताब आलम, झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह जिला- धनबाद), तत्कालीन 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग, जिला- चतरा , सम्प्रति-निलंबित को परिवादी संतोष कुमार से 
6,000 /- ( छः हजार ) रूपये रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग टीम के द्वारा रंगे 
हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण मो ० आलम को विभागीय आदेश सं० 
5959, दिनांक 04.05.2017 द्वारा हिरासत में लिये जाने की तिथि 13.04.2017 के प्रभाव से अगले 
आदेश तक निलंबित किया गया । 
2. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् मो ० आलम द्वारा दिनांक 17.07.2017 को विभाग में 
योगदान समर्पित किया गया, जिसके फलस्वरूप मो ० आलम का योगदान स्वीकृत करते विभागीय 
आदेश सं०-8603, दिनांक 03.08.2017 द्वारा इन्हें अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया गया तथा 
इनका मुख्यालय- आयुक्त का कार्यालय , उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया । 


3. मो ० आलम द्वारा अपने पत्र , दिनांक 15.04.2019 द्वारा निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध 
किया गया । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 3 जून , 2019 


. 


4. मो ० आलम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं मामले के 
झा ० प्र ० से ० , तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
निलंबन से मुक्त किया जाता है । 


समीक्षोपरांत मो ० अफताब आलम, 
जिला- चतरा, सम्प्रति -निलंबित को 


लावालौंग , 


Employee Name 


Decision of the Competent Authority 


Effective Date 


SI. 
No. 


( G.P.F. No.) 


1 


2 


3 


4 


MD. AFTAB ALAM | मो ० अफताब आलम , झा ०प्र ० से ०, तत्कालीन प्रखण्ड | 31/05/2019 
( JHK/JAS /162 ) विकास पदाधिकारी, लावालौंग , जिला- चतरा, सम्प्रति 

निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


खेतान , 


अशोक 

कुमार 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
14114 HEUT:BHR /BAS /2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 434 -- 50 


